रजिस्टई सं० डी0- 222 


REGISTERED NO , D . 222 


... 


गन्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY C 


HTTE 


४ /4TA 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं० 32] 
No . 32 ] 


नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 18, 1973/ श्रावण 27, 1895 
NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 18 , 1973/SRAVANA 27 , 1895 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given in this part in order that it may be filed as a separate compilation . 


भाग II – पर 4 

PART II - - Section 4 
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये विधिक नियम और प्रादेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 
रक्षा मंत्रालय 

5. निरर्हताएं .- वह व्यक्ति 
नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1973 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी 
का . नि . आ . 222. - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के 

जीयित है , विवाह किया है , या 
परन्तक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , रक्षा मंत्रालय 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हए 
के रक्षा उत्पादन विभाग के उत्पादन तथा निरीक्षण (नौसेना ) 

किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
निदेशालय में वर्ग 3, अराजपत्रित, अननसचिवीय पदों प भर्ती 
की पति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 
एतद्वारा बनाते हैं , अर्थात् : --- 

परन्त, यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा 
___ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. - (1) इन नियमों का नाम । विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लाग स्वीय 
उत्पादन तथा निरीक्षण (नासेना ) निदेशालय वर्ग 3 पद भर्ती विधि के अधीन अनुज्ञेय हैं और ऐसा करने के लिए अन्य आधार 
नियम , 1973 है । 

मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट 

दे सकेगी । 
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

6. शिथिल करने की शक्सि . जहां केन्द्रीय सरकार की राय 
2. लागू होना . ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 

हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए 
के रक्षा उत्पादन विभाग के उत्पादन तथा निरीक्षण नौसेना ) 

जो कारण है । उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध 
3. पप -संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान. - उक्त पदों की संख्या, को व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत , आदेश गाय 
उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न घेतनमान में होंगे जो उक्त शिथिल कर सकेगी । 
अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है । 

7. व्यावीत. इन नियमों की कोई भी बात , इस संबंध में 
4. भती की पद्धति , आय- सीमा, आर्हताएं आदि. - उक्त पदों केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के 
पर भर्ती की पर्धात , आय सीमा , अर्हताएं और उनसे संबंधित अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों या अन्य 
अन्य बातें होंगी जो उपर्युक्त अनसूची के 5 से 13 तक स्तंभों विशेष प्रवगो के अभ्यर्थियों के लिए उपबंध करने हेत अपेक्षित 
में विनिर्दिष्ट है । 

आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी । 
59 G. of I./ 73 - 1 

(233) 


234 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 18, 1973 /SRAVANA 27, 1895 


[ PART II 


- 


- - - . 


अनुसूची 
रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग में उत्पादन तथा निरीक्षण ( नौसेना ) निदेशालय में वर्ग III ( अराजपत्रित, अननुसचबीय ) पदों के लिए भर्ती नियम 
पद का नाम पदों की वर्गीकरण येतनमान चयन पद सीधे भर्तीकिए जाने सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित 
संख्या अथवा अचयन वाले व्यक्तियों के 

शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 
पद लिए आय - सीमा 

7 - - - - - 


- 


- . 


" - . 


. . 


___ - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


1 . मुरूप नक्शानवीस 


चयन 


18 - 35 वर्ष 


रक्षा सेवाओं में 450 - 25 - 575 
सिविलियन वर्ग III रु . 
अराजपत्रित , अन 
नुसचिवीय 


9 


- - यथोक्त - - 


335 - 15- 425 


2. नक्शानवीस 

श्रेणी I 


रु० 


----यथोक्त - - 


अपयन 


- यथोक्त 


3. नक्शानवीस 
श्रेणी II 


205- 7 - 240 

8 - 280 रु० 


(i ) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता ; . 
(ii ) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से यांत्रिकी नफ्शा 
नवीशी में प्रमाणपत्र या श्रम मंत्रालय द्वारा 
जारी किया गया प्रमाण पत्र , साप्य ही अधिमान्यतः 
पोत मरम्मत या निर्माण यार्ड में नमशानवीसी 

का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव । 
(i ) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य महता ; 
( ii ) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से यात्रिकी नमशा 

नवीसी में प्रमाणपत्र या श्रम मंत्रालय द्वारा जारी 
किया गया प्रमाणपत्र साथ ही अधिमान्यतः 
पोत मरम्मत या निर्माण या में नक्शानवीसी 

का कम से कम 5 वर्ष का अन मग । 
(i ) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता ; 
( ii ) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से वैधुत या माविकी 
नक्शानवीसी में प्रमाणपत्र , या श्रम मंत्रालय 
मारा जारी किया गया प्रमाणपत्र , साथ 
ही अधिमान्यतः पोत मरम्मत या निर्माण याई में 
नक्शानवीसी का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव । 
( i ) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता ; 
(ii ) किसी मान्यताप्राप्त तकनीकी संस्था से पैयुत या 

यांत्रिकी नक्शानवीशी में प्रमाणपत्र ; या श्रम मंत्रा 
लय द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र साथ ही 
अधिमान्यत : पोत मरम्मत या निर्माण यार्ड में 
नक्शानवीसी का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव । 
(i ) मैट्रिकुलेशन . 
( ii ) अनुरेखन में प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्था 
___ का प्रमाणपत्र साथ ही अनुरेखम में कुछ अनुभव । 


13 


- यथोमन 


- यपोक्त 


4. नक्शामपोस 

श्रेणी III 


150 - 5 -175 - - यथोक्त - 
6 - 205--दरो० 
7 - 240 २० 


5. अनुरेखक 


16 - पभोक्त 


18- 25 वर्ष 


110 - 4 - 150 - - यथोक्त - 
दरो०4 - 170 

5 - 180 
परो- 5 - 200रु० 


- 


- 


- 


- 


सीधे भर्ती किए जाने वाले परिवीक्षा की भर्ती की पद्धति /भर्ती सीधे होगी प्रोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा भर्ती की यदि विभागीय प्रोन्नति भर्ती करने में किन परि 
व्यक्तियों के लिए विहित आयु प्रवधि , यदि या प्रोन्नति द्वारा या स्थांनातरण दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति समिति है, तो उसकी स्थितियों में संप लोक 
पौर शैक्षिक प्रर्हताएं प्रोन्नतों की कोई हो द्वारा प्रौर विभिन्न पद्धतियों स्थानान्तरण किया जाएगा संरचना 

सेवा आयोग से परामर्श 
दशा में लागू होगी या नहीं द्वारा भरी जाने वाली 

किया जाएगा । 
रिक्तियों को प्रशित 


10 


11 


12 


13 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष 


33 सीधे भर्ती द्वारा 623 
प्रोन्नति द्वारा ; जिसके न 
होने पर सीधे भर्ती द्वारा 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष 


-ययोक्त 


लाग नहीं होता 


2 वर्ष 


प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने 
पर सीधे भर्ती द्वारा 
- यथोक्त 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष 


जिसनें कोई विभागीय प्रोन्नति वर्ग III वि० प्रो० स० लागू नहीं होता 
परख उत्तीर्ण की है ऐसे उस श्रेणी 
श्रेणी में 3 वर्ष की सेवा वाले 
नक्शानवीस श्रेणी I 
उस श्रेणी में 3 वर्ष की सेवा वर्ग III वि० प्रो० स० लाग नहीं होता 
वाले नक्शानवीश श्रेणी II 
उस श्रेणी में 3 वर्षा की सेवा वाले मर्ग III विभागीय ___ लागू नहीं होता 
मक्शानवीस श्रेणी II 

प्रोन्नति समिति 
प्रोन्नति : 

- यमोक्त 

-यथोमत 
उस श्रेणी में 3 वर्ष की सेवा 
वाले अनुरेखक ( ट्रसर ) · परन्तु 
ऐसे अनुरेखकों से , जिनके पास 
योलिकी या वैयुत नक्शानवीसी 
का प्रमाणपत्र महीं है, किसी 
विभागीय परख में प्रर्हता प्राप्त 
करने की अपेक्षा की जाएगी । 
लागू नहीं होता 

लागू नहीं होता लागू नहीं होता 
[ फा० सं० पी० सी०/ 01 25/ डी पी माई ( एम ) ए ] 

टी० एस० नरसिम्हम, अवर सचिव 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष 


सीधे भर्ती द्वारा 


Sec . 4 ] THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 18 , 1973 /SRAVANA 27. 1895 

235 
- - - - - - - - - - . . — - . — . -- - - - - - - - - 

-- - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - 

MINISTRY OF DEFENCE 

New Delhi, the 1st August, 1973 
S . R . O . 222 . - In exercise of the powers conforrod by the proviso to article 309 of the Constitution , the President hereby makes the 
following rules regulating the method of rocruitment to class III non -Gazetted , non -Ministerial posts in the Department of Defence Pro 
duction , Diroctorate of Production and Inspection (Naval), Ministry of Dofence , namely : 

1. Short title and commencement : 

(1) These rulos may be called the Directorate of Production and Inspection (Naval) Class IIl Posts Recruitment Rules , 1973 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2 . Application : These rules shall apply to the posts as spocified in column 1 of the Schedule annexed to these rules. 

3. Number, classification and scales of pay : The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto 
shall be as spocified in columns 2 to 4 of the said Schedule . 

4 . Method of rocrultment, age limit , qualifications etc. — The method of recruitment to tho said posts, age limit , qualifications and other 
mallers connected therewith shall bo as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid . 
5 . Disqualifcations : 
No person , 
(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or 
(b ) who, having a spousc living, has entered into or contracted a marriage with any person , 

shall be eligiblo for appointment to any of the said posts : 

Provided that the Central Govorninont may , if satisfied that such marriage is pormissible under the personal law applicable to such 
person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any person from the operation of this 
rulc. 

6 . Power to relax : Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do , it may , by ordor and for 
reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rules with respect to any class or category of persons. 

7 . Saving : Nothing in these rulou shall affect reservations and other concossions required to be provided for candidates belonging to 
the Scheduled Castes, the Scheduled Tribos or any other special categories in accordanco with the orders issued by the Central Govorni 
mont from timeto ti noin this regard . 

SCHEDULE 
Recruitment rules for class III Non -Gazetted Non -Ministerial Post in the Deparlment of Defence Production , Directorate of 

Production & Inspection (Naval), Ministry of Defence 


. - - 


- - 


- - - - - 


- 


- - 


Name of post 


Classification 


No . of 
posts 


Scale of Pay Whether selec - 

tion or non - selec - 

tion 


Ago for direct 

recruits 


Educational and other qualifications 

required for direct recruits 


- : - - 


- . 


- 


. . 


- - - 


- - 


- 


- - 


2 


5 - 


1. Chief Draughts 

man 


450 - 25- 575 


Selection 


18 -35 years 


Civilians in 
Defonce Sorvices 
Class ( III) Non 
Gazettodd , Non 
Ministerial 


Do . 


Do . 


(i) Matriculation or cquivalont qua 

Jifications. ; 
(ii) Certificato in Mechanical 

Draughtsmanship from a recog 
nised Institution or Cortificato 
issuod by the Ministry of Labour 
with minimum of 7 yoars ex 
perienco in Draughtsmanship pro 
ferably in ship ropairs or building 

yards. 
(1) Matriculation or equivalent qua 

lifications. 
(ii) Certificate in Mochanical 

Draughtsmanship froin a recog 
nised Institution or Cortificato 
issued by the Ministry of Labour 
with a mininum of 5 years ox 

orionco in Draughtsnianshin pre 
forably in ship repairs or building 
yards. 

- - - - - - 


2 . Draughtsman 

Grado I 


9 Civilians in Do- 335 -15- 425 

fence Services 
Class (III) Non 
Gazetted , Non 
Ministerial 


-. . . 


Whether age and edu - Period of 
cational qualifications probation 
prescribed for direct if any 
recuits will apply in 
the case of proinoteos 


Method of recruitment , who - In the case of rocruitment by If a DPC exists Circumstances 
ther by diroct recruitment or promotion /transfer , grades what is its com - in which UPSC 
by promotion or by transfer from which promotions / position is to be consult 
and percentago of vacancies transfors to be inado 

ed 
to be filled by various methods 
10 

11 1 12 

13 


8 


9 


Not applicable . 


Two years . 


N . A . 


33 - 1/ 3 % by diroçt recruit - Draughtsman Grado I with Class III DPC 
ment ; 66 - 2 /3 % , by pronto - 3 years sorvice in that grade 
tion failing which by direct who qualify at a Depart 
recruitment. 

mcıtal Promotion Tost. 
Draughtsman Grade II with Class III DPC 

3 years service in that 
grade. 


Do . 


Do . 


Do. 


N . A . 


- - - 


T 


236 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 18 , 1973 / SRAVANA 27 , 1895 


[ PART II 
- - - - - - - - = - .. = = . -- 


- 


- 


- 


- 


2 


3 


5 


3 . Draughtsman 

Grade II 


8 


205 - 7 - 240 - Non -Selection 
8 -280 


18 - 35 years 


Civilians in De - 
fonce Services 
Class (IIT ) Non 
Gazottod , Non 
Ministerial 


(i) Matriculation or oquivalent 

qualifications; 
(ii) Cortificato in Electrical or 

Mochanical Draughtsmanship 
from a recognised Institution 
or Certificato issuod by the Minis 
try of Labour with a minimum of 
2 years oxperienco in Draughts 
manship preferably in ship repairs 
or building yards. 


4 . Draughtsman 

Grade III 


Non-Solotion 


Non - Soloction 


DO 


Do. 


18 Civilians in Do- 150 -5 - 175 - 

fence Servicos 6 - 205 -EB 
Class (III) Non - 7- 240 . 
Gazetiod, Non 
Ministerial 


(i) Matriculation or oquivalent qua 

lifications; 
( ii ) Certificato in Electrical/or Mecha 

nical Draughtsmanship from a 
recognised Technical Institution 
or Certificato issued by the Minis 
try of Labour with a mininum 
of 1 year s experienco proferably 

in ship repair or building yards . 
(i) Matriculation ; 
(ii) ITI Certificate in Tracing . 


5 . Tracor 


16 


Do . 


Do. 


Civilians in De- 110 -4 -150 
fence Services EB -4 - 170 
Class ( III) Non - 5 - 180 -EB 
Gazetled , Non - 5 -200 
Ministorial. 


10 


11 


12 


13 


Not applicablo 


Two years 


By promotion failing which 

by direct recruitment 


Class III DPC 


N . A . 


Do. 


Do . 


By promotion failing which 

by direct recruitment 


Class III DPC 


Not applicable . 


Draughtsman Grado III with 

3 years sorvice in that 

grade . 
Promotion : 
Tracers with 3 years servico 

in that grade; Provided that 
the tracers who are not in 
possossion of a certificate 
in Mechanical or Elçctrical 
Draughtsmanship will be 
required to qualify in a do 

partmontal test. 
Not applicable 


Do. 


Do . 


By diroct rocruitment 


Not applicable. 


Not applicable . 


- . - 


. -. - . - - . - 


. 


[ F . No. PC /0125 /DPI (N ) A ] 
T . S . NARASIMHAN , Under Secy, 


TE " PE MAI, 4 PET, 1973 


. Tar . 311 . 223. — 19ufa , PPTETT 377 309 
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, भारत सरकार 

7811 HHTET $ 7 arferebral . T. 17 . 317 . 332, Hrter 
17 HAR , 1969 # AN 7 fara fram et 3174 frasi it 
farefiit (Praha 5 out Hei fara , 1969 * 
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 


New Delhi, the 4th August, 1973 
S. R . O . 223. — In cxercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution, the President 
hereby makes the following rules to amend the College of 
Military Engineering (Selection Grade Professor) Recruitment 
Rules . 1969, published with the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Defence No. S .R . O . 332 
dated the 17th November, 1969, namely : 


1. sifarar Fich 3 FTTH .-- ( 1) faqat ET FITFT 
कालेज आफ मिलिट्री इंजीनियरिंग (सिलेक्शन ग्रेड प्रोफेसर) 
Half eat fuera , 1973 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


1. Short title and commencement : (i) These Rules may 
be called the College of Military Engineering (Selection Grade 
Professor ) Recruitment Amendment Rulcs, 1973 . 


2. अनुसूची का संशोधन . - कालेज आफ मिलिट्री इंजीनियरिंग 
(सिलेक्शन ग्रेड प्रोफसर) भर्ती नियम , 1980 की अनुसूची में 
HTT 7 # , " i t " ghicles ruta , os (2 ) Pag 
निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा : 
" (3) H RT 2 Ene foreret of 31407 # î guferi" 

ए. एस . बेदी, अवर मचिव 


( ii) They shall come into force on the date of their publi 
cation in the Official Gazette . 

2 . Amendment of the Schedule : — In the College of Mili 
tary Engineering (Selection Grade Professor ) Recruitment 
Rules, 1969, in the Schedule, in column 7, under the heading 
" Desirable" , after clausc (ii), the following clause shall be in 
serted : 


" (iii) Doctorate in a connected or allied subject” . 


A . S . BEDI, Under Secy . 


SEC. 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 18, 1973 /SRAVANA 27 , 1895 


237 


- . - . - 


. 


. - : - - - 


- 


- - - -- 


. . - : : -- . . .. . 


S. R. O . 224. ---In exercise of the powers conferred by sec 
tion 60 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ), the Can 
tonment Board Jabalpur, with the previous sanction of the 
Central Government, hereby makes the following amendment 
in the notification of the Government of India in the Minis 
try of Defence No . S. R . O . 26 dated the 2nd January, 1967 , 
namely : 

In the said notification , for the words figures and brackets 
" Rs. 7 . 00 (Rupces seven only ) " the words figures and brac 
kets " Rs. 10.00 ( Rupccs ten only ) " shall be substituted . 

[ File No . 53 / 27 / C / L & C / 72 / 1850- C / D( Q & C )] 


संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: -- (1 ) इन नियमों का नाम सैनिक 
इंजिनीयरिंग ( औद्योगिकइस्तर-वर्ग 3 पद) भर्ती नियम , 1973 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. लागू होनाः -- ये नियम इससे उपाबद्ध अनसूची के स्तंभ 1 
में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे । 

3. पदसंख्या, वर्गीकरण और वेतनमान: - पदों की संख्या, 
उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान ये होंगे जो उक्त अनुसूची 
के स्तंभ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है । 


नई दिल्ली , 5 अगस्त , 1973 


4. भर्ती की पद्धति, आय-सीमा , आर्हताएं , आदि: - उक्त पदों 
पर भर्ती की पद्धति , आय-सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित 
अन्य बारों में होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 तक 
में विनिर्दिष्ट हैं । 

5. मिरहताएं : यह व्यक्ति - 


का . नि . आ . 225.- - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) 
की धारा 15 की उपधारा (1 ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि 
प्रशासनिक कठिनाई से बचने के लिए यह आवश्यक है , एतद् 
द्वारा रानीखेत छावनी बोर्ड से सभी निर्वाचित सदस्यों की पदा 
धि 7-1-1974 सक या उनके पच उत्तराधिकारी के, शासकीय 
राजपत्र में , निर्वाचन अधिसूचना की तारीख तक , इनमें जो भी 
पहले हो , बढ़ाती है । 
[ फाइल न . 29/ 25 / सी ./एल . एण्ड सी ./ 06 / 

डी . ( क्यू , एण्ड सी .) ] 
एस . पी . मदान , अवर सचिव 


( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति रो जिसका पति या जिसकी पत्नी 
__ जीवित है , विवाह किया है , या 


New Delhi, the 5th August , 1973 


S . R . O . 225. — In exercise of the powers conferred by the 
proviso to sub-section ( 1 ) of section 15 of the Cantonments 
Act , 1924, ( 2 of 1924 ) , the Central , Government being satis 
ficd that it is necessary in order to avoid administrative diff 
culty hereby extends the term of office of all the elected 
meimbers of Ranikhet Cantonment Board up to 7 - 1 - 1974 , or 
the date of notification of elections of their successor s in 
ofllce in the Official Gazette , whichever is carlier. 

[ File No. 29/ 25/ C | L & C | 66 | CD ( Q & C )] 

S . P . MADAN , Under Secy , 


( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हए 

किसी व्यक्ति से विवाह किया है । 
उपरोक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्त, र्याद केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा 
विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय 
विधि के अधीन अनझंय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार 
भौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से हट 
दे सकेगी । 

6. शिथिल करने की शक्तिः - जहां केन्द्रीय सरकार की राय 
हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है यहां, वह, उसके लिए 
जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके , इन नियमों के किसी उप 
बंध को , किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , आदेश द्धारा , 
शिथिल कर सकेगी । 
___ 7. व्यावृत्तिः इन नियमों की कोई भी बात ऐस आरक्षणों 
और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालंगी जिनका, केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय- समय पर निकाले गए आदेशों 
के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य 
विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपक्षित है । 
अनुसूची 
वेतनमान 

चयन पद अथवा सीधी भर्ती के लिए 
अचयन पद 

मायु -सीमा 


नई दिल्ली, 6 अगस्त , 1973 


का . नि . आ . 226 .-- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के 
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, सैनिक 
इंजिनीरिंग कालेज, दापोदी, पूना-1 में वर्ग 3 औद्योगिकइत्तर 
पदों पर भर्ती की पद्धति को निर्यामत करने वाले निम्नलिखित 
नियम बनास है , अर्थात् : 


पद का नाम 


पदों की संख्या 


वर्गीकरण 


- 


- - 


- - 


- 


- -- - - - 


- 


- . .. . .. . 


- - - 


- 


_ _ 


1 
_ - . . - . .... - . 


2 


ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक 


दो 


चयन पद 


25 वर्ष से अनधिक 


रक्षा सेवाओं में सिविलियन, वर्ग 3, अराज- 325 - 15 - 475-दरो० - 
पत्रित , औद्योगिक इसर, अननुसचिवीय 20 - 57 5- रु० । 


- -- . 


. . 


.....- - - - - - - .- - ..... 


- 


- 


- . .. 


- . . - . . . 


. 


. . 


- 


.. 


- . - . .. - . . . 


- - . . . - - .. . . 


- 


- 


- - 


- 


" - 


- 


-- - 


परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो 


भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यमितयों के लिए 
अर्हताएं 

विहित प्रायु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की 

दशा में लागू होगी या नहीं 
- . .. -- - - ... - - - 


- 


-- 


- 


- - - - -- 


9 


... 


- . - .. 


नहीं 


दो वर्ष 


एम० एस० सी० और प्रयोगशाला में एक वर्ष का अनुभव 

अथवा 
किसी मान्यताप्राप्त विश्यविद्यालय से इंजीनियरिंग ( वैधुत यांत्रिक / 

लेक्ट्रोनिक्स ) में उपाधि या उसके समतुल्य । 


- - - 


- 


- - 


- - - 


238 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 18 , 1973 / SRAVANA 27 , 1895 


( PART II 


:.. 


. - - - 


- - 


: - - 


- - - - 


- - - -- 


- 


- - 


- 


10 


भर्ती को भ, भों सी होगी या प्रोन्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा प्रोन्नति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा यदि विभागीय प्रोप्रति समिति भी करने में किन परिस्थितियों 
तयाविना पद्धतियों द्वारा गरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / स्थानान्तरण है तो उसकी संरचना में संघ लोक सेवा प्रायोग 
किया जाएगा 

से परामर्ण किया जाएगा 
12 

13 
प्रोन्नति द्वाराजिसके न होने पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों न होने प्रोप्रति 

थर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति लागू नहीं होता 
पर सीधी भर्ती द्वारा 

फोरमैन इन्स्ट्रक्टर ट्रेड जिनके पास किसी समिति 
मान्यताप्राप्त संस्थान से वैयुत / यानिक 
इलेक्ट्रोनिक्म में डिप्लोमा हो और उस पर 
नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच 

वर्ष की नियमित सेवा हो । 
स्थानान्तरण 
रक्षा सेवानों के नीचले स्तर पर समरूप , 

समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों में काम 
करने वाले व्यमित । 


- 


- 


- 


New Delhi, the 6th August, 1973 

5. Disquallications 
S .R . O . 226 . - In exercise of the powers conferred by the 

No person 
proviso to article 309 of the Constitution , the President herc 

( a ) who has entered into or contracted a marriage with 
by makes the following rules regulating the method of recruit 

a person having a spouse living, or 
ment to clause III non -industrial posts in the College of Mili 

(b ) who , having a spouse living , has entered into or 
tary Enginecring, DAPODI, PUNE- 1 , namely : 

contracted a marriage with any person , 
1 . Short title and commencenient ( 1) These rules may be shall be eligible for appointment to any of the above posts: 
called the College of Military Enginecring (Non - Industrial 
Class III posts ) Recruitment Rules, 1973 . 

Provided that the Central Government may, if satisfied 

that such marriage is permissible under the personal law ap 
(2 ) They shall come into force on the date of their publi 

plicable to such person and the other party to the marriage 
cation in the official Gazette . 

and there are other grounds for so doing , exempt any per 
2 . Application . These rules shall apply to the posts as son from the operation of this rule . 
specified in colunn 1 of thc Schedule annexed hereto . 

6 . Power to relax. Wherc the Central Government is of 

opinion that it is necessary or expedient so to do , it may, by 
3 . Number, classification and scales of pay. — The number 

order , and for reasons to be recorded in writing, relax any 
of posts , their classification and the scalcs of pay attached 

of the provisions of these rules respect to any class or cate 
thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said 

gory of persons . 
Schedule . 

7. Saving . – Nothing in these rules shall affect reservations 
4 . Method of recuritoicot, age limit, qualifications ctc . 

and other concessions required to be provided for the Sche 
The method of recruitment to the said posts , age limit , qualifi duled Castes, the Schedules Tribes and other special cate 
cations and other matters connected therewith shall be as 

gories of persons in accordance with the orders issued by the 
specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid . 

Central Government from time to time in this regard . 

SCHEDULE 
Name of Post. No. of - Classification Scale of Pay -- Whether Ago limit for Educational and other 
posts . 

selection post diroct recruit- qualifications required 
or non -selection ment. 

for direct recruits . 

post. 
- - - - 

3 -- - - * * 

- Z . * - 
Sonior Scientific Assis- Two Civilians in Defenco Rs. 325- 15 -475 . Selection post. Not exceeding M . Sc with one year 
tant. Services, Class IJI, EB - 20 -575 . 

25 years . 

experience in 
Non Gazetted , 

Laboratory , 
Non Industrial, 

or 
Non Ministerial, 

Degree in Engineering 

( Electrical/Mechanical/ 
Electronics ) or its 
equivalent qualification 
from a recognised 

University . 
- - - - 

- - - - - - 
Whether ago and edu Period of Method ofrectt. whether In case of rcctt, by promotion If a DPC exists, Circumstances in 
cational qualifications probation by direct recit. or by transfer grados from which what is its com - which UPSC is to 
prescribed for direct if any promotion or transfer 

to be made. 

position). by consulted la 
recruits will apply in the and percentago of vacan 

making rocruitment. 
cases of promotoos . 

cies to be fillod by væri 

ous methods. 

10 
Two By promotion failing Promotion : 

Class JII De - Not Applicable . ** - 
years, 

which by transfer and Foroinen Instructor Trade partmental 
failing both by direct who possess a diploma in Promotion 
rocruitment. 

Electrical/Mechanical/ Elec - Committco . 
tronics Enginocring from 
i rocognisod Institute and 
have five years regular 
Service in the grade after 
appointment thereto . 
Transfer : 
Persons working in siinilar , 

oquivalont or higher grades 
in tho lowor formations of 
Dofence Services, 


. . . - - - - - - 


--- .. 


11 


- _ 


12 - - - 


- 


12 


13 - - -- 


- - 22 


SEC. 4] 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 18, 1973 /SRAVANA 27, 1895 


239 


- - . 


- .. - - - 


नई दिल्ली, 


का . नि . आ . 227 . - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के 
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय 
वायु सेना में टेलीफोन आपरेटर / मानीटर / पर्यवेक्षक के पदों पर 
भती की पति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित 
नियम बनाते है ", अर्थात् : 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - ( 1) इन नियमों का नाम 
भारतीय वायु सेना ( टेलीफोन आपरेटर / मानीटर/ पर्यवेक्षक ) भर्ती 
नियम , 1973 है । 


5. निरईताएं : - यह व्यक्ति -- 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिराका पति या जिसकी पत्नी 

जीवित है , विवाह किया है , या 
( स ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए 

किसी क्ति से विवाह किया है ; 
उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा 
विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लाग स्वीय 
विधि के अधीन अनज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार 
मौजूव है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छट 
दे सकेगी । 
___ 8. शिथिल करने की शक्तिः - जहां केन्द्रीय सरकार की राय 
हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह, उसके लिए 
जो कारण है उन्हें लिपिबद्ध करके , इन नियमों के किसी उप 
बंध को , किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , आदेश वारा , 
शिथिल कर सकेगी । 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. लागू होना: - ये नियम इससे उपाबद्ध अनसूची के स्तंभ 1 
में निर्दिष्ट पदों को लागू होंगे । 


3. पय-संख्या, वर्गीकरण और वतनमान: पदों की संख्या, 
उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची 
के स्तंभ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है । 


4. भर्ती की पति, आय-सीमा, आईसाएं , आपि भर्ती की 
पद्धति , आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे 
होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 6 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है । 


7. व्यावृत्तिः - इन नियमों की कोई भी बात एस आरक्षणों 
और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों 
के अनसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य 
विशेष प्रवर्ग के प्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


प्रमुसूची 


पद का नाम 


पयों की संख्या 


वर्गीकरण 


येतनमान 


चयन पद अथवा अचयन सीधे भर्ती किए जाने 
पद 

वाले व्यक्तियों के 
लिए आय -सीमा 


- - .- 


-. - .. 


- - 


1 . टेलीफोन पर्यवेक्षक 


प्रचयन 


लागू नहीं होता 


सिविल रक्षा सेवा वर्ग 
3, अराजपत्रित , अननु- 
यचिवीय 


110 - 4 - 150 - 5 - 175 
दरो० 6 - 205 -दरो० 
7 - 2.40 -10 धन 2010 
कार्यभार भसा । 


2. टेलीफोन मानीटर 


- यथोक्त 


प्रचयन 


लागू नहीं होता 


110 - 4 - 150 - 5 -- 175 -- 
करो० 6 - 205- 40रो० 7 -. 
2 40 -धन 10८० कार्यभार 
भत्ता 


3. टेलीफोन आपरेटर 


69 


69 


- यथोक्त 


25 वर्ष से अनधिक 


110 - 1 - 150 - 5--175 - लागू नहीं होता 
६०रो06 - 205 - २०रो 
- 7 - 210 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैभिक और 
अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो 
विहित प्राय और पक्षिक अर्हताएं प्रोम्नती की दशा 
में लागू होगी या नहीं 


- - -- - - - - 


- -- -- - 


- - - 


लागू नहीं होता 
लागू नहीं होता 
अंग्रेजी का अनिवार्य विषय के रूप में उत्तीर्ण करके मैट्रिम या 
समतुल्य प्रहंता । 


लागू नहीं होता 
लागू नहीं होता 
लागू नहीं होता 


दो वर्ष 
दो वर्ष 
दो वर्ष 


240 

THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 18, 1973 /SRAVANA 27, 1895 [ PART II 
= = -SENS - -- ---.... . . - - - - - -- - .. . ... .. . " = - = = - -- - . .. - - 

- - . -- . . . - - - 
भर्सी की पद्धति / भर्ती सीधे होगी या प्रोमति द्वारा या स्थाना - प्रोन्नति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है भर्ती करने में किन परिस्थितियों 
न्तरण द्वारा या विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने में ये श्रेणियां जिनसे प्रोम्नति रथाना - तो उसकी संरचना 

में संघ लोक सेवा प्रायोग से परामर्श 
बाली रिक्तियों का प्रतिशत न्तरण किया जाएगा 

किया जाएगा 


- 


. - . 


- . 


_ _ 


- 


- 


- - - - 


10 


11 
- - 


12 


13 


- 


- . . 


. 


- - - 


- 


- 


- 


प्रोन्नति द्वारा 


वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति लागू नहीं होता 


प्रोन्नति द्वारा 


वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति ममिति लागू नहीं होता 


प्रोन्नति 
टेलीफोन मानीटर के रूप में 3 वर्ष 

की सेवा वाले टेलीफोन मानीटर 
प्रोन्नति 
देलीफोन ग्रापरेटर , जो ( टेलीफोन 
नापरेटरों के लिए ) स्तम्भ 7 
में उल्लिखित अर्हताएं रखते हों और 
जिनकी उस श्रेणी में 3 वर्ष की सेवा 


लागू नहीं होता 


लाग नहीं होता 


स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्तीहारा रक्षा सेवानों के निम्न संगटनों के समरूप 

समतुल्य श्रेणियों में काम करने 
वाले व्यक्तियों का स्थानान्तरण । 


ए०एस० बेदी, अवर सचिव 


No person , -- 


S . R . O . 227 . - In exercise of tho powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules regulating the method of 
recruitment to the posts of Telephone Operators /Monitors / 
Supervisors in the Indian Air Force , namely : 


(a ) who has entered into or contracted a marriage with 

a person having a spouso living, or 


(b ) who, having a spoliec living , has entered into or con 

tracted a marriage with any person , 


1. Short title and Commencement: 1 ) Thcsc rules may 
be called the Indian Air Force (Telephone Operators /Moni 
tors / Supervisors ) Recruitment Rules, 1973 . 


shall be eligible for appointment to any of the said posts : 


(2 ) They shall come into force on the date of their pub 
lication in the Official Gazette . 


Provided that the Central Government may , if satisfied , 
that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage 
and that there are other grounds for so doing, exempt any 
person from the operation of this rule . 


2 . Application . These rules shall apply to the posts as 
specified in column 1 of the Schedule annexed hereto . 


3 . Number , Classification and scales of pay , The num 
ber of posts , their classification and the scules of pay attach 
ed thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the 
said Schedule 


6 . Power to relax , — Where the Central Government is of 
opinion that it is necessary or expedient so to do , it may , by 
order and for reasons to be recorded in writing , relax any 
of the provisions of these rules with respect to any class or 
category of persons . 


4 . Method of recruitment, age ilmit , and other 
qualification . The method of recruitment, age limit, qualifi 
cations and other matters connected therewith shall be as 
specified in columns 6 to 13 of the Schedule aforesaid . 


7 . Saving. — Nothing in these rules shall xffect reservations 
and other concessions required to be provided for thc Sche 
dules Castes, the Scheduled Tribes and other special cate 
gories of persons in accordance with the orders issued by 
the Central Government from time to time in this regard . 


5 . Disqualffications 


- - 


- 


- 


- . . 


.. .- - . 


Name of the post 


Classification 


Scale of Pay 


No , of 
tho posts . 


Whether 
solection post 
or non -selection 
post . 


Age limit for 
direct recruits. 


Educational and other 
qualifications for direct 

recruits . 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- - - : : 


- -- - - - - - - - - - - - 
Telephone Supervisor ** 6 


Non 
Selection . 


Applicable 


Applicable 


Not 
Applicable 


Applicable. 


- - -.. . - 
C . D . S. Class III , Rs. 110 -4-150- 

Non -Gazetted , 5 - 175 - EB -6 . 
Non -Ministerial. 205 -EB - 7 - 240 

plus Rs. 20 / 
as charge 
Allowance . 


Whether age and edu- Period of Mothod of recnuitinent In case of recruitment by If a DPC exists Circumstances in 
cational qualifications probation whether by drect re - promotion /transfer grades what is its com - which UPSC is to 
prescribed for direct if any, cruitment or by promo- from which promotion position . bo consulted 
recruits will apply in tho tion or transfer and per transfer to be made. 

making recruitment 
caso of promotoes. 

centage of vacancies to 
be filled by various 

method. 
9 10 cil 

- - - - - 

13 

13 
Not Applicable . Two By promotion ." 

Promotion : 

Class III DPC . Not Applicable. - 
years . 

Tolephone Monitors with 
three years service as 

Telephono Monitor , 
- - - - - 


- 


8 


SEC. 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 18 , 1973 /SRAVANA 27, 1895 


241 


2 0 


.. .-- - - - 


12 


- 


- - - 

1 


w NIA:ANOIST 18,1900mANaka2.19 


. . ....:. :. ....- - - - - : - -- - 


- - -.. . . .. . .. .- -- ..- ... - - -- -- - - -- - - - - .- ... - - - ।. .- -- - - - 

2 


- - - - - - - -- - - - -- - - - - .. . - . :.. . : .- - -.- . - - .. . - - : - -. - - . 

4 . 5 
- - - - - - . . . - - . - - ... - - -- - - . .- . - - . . ... . ..-. - - - -. .- . . 


- 


- - . 


. - . - - - . 


Telophone Monitor . 


5 


-do 


Non 
Selection . 


Not 
Applicablc . 


Not Applicable . 


Rs. 110 - 4- 150 - 
5 - 175 - LB - 6 - 
205 - EB- 7 - 240 
plus Rs. 10 / 
as Charge 
Allowance. 


Tolophone Operator . 


69 


- do 


Rs . 110- 4 - 150 - 
5 - 175- EB -6 - 
205- EB- 7 . 2.40. 


Not 
Applicable . 


Not excoeding 
25ycars . 


Matriculation or equi 

valent qualification 
having passed in 
English as a compul 
sory subject. 


.... 


..- - --.. . 


... .. . . 


. - - 


- 


- - 


- 


- 


. 


. 


-- 


- --- . 


__ - - ... .-- 


- - 


..-- 


- . - 


- - - - 


- - - 


- - . - - - .. . 

9 
--.. - - . - 


10 


11 


12 


13 


• 


. 


- . . - - - - 


। 


. - - . - . . . 


- . . ......... . -- .. 


- . - - -- - 


- - 


- 


- 


-~ -. - . - 


Not Applicable . 


Two 
years . 


By promotion . 


Not Applicable . 


Promotion : 

___ Class III DPC. 
Telephono Operators who 
possoss the qualifications 
as mentioned in Col. 7 
(for Tolephone Operators ) 
with three yeurs service in 

the grade. 


Not Applicable . 


Two 
years . 


Not 
Applicablc. 


Not Applicable . 


By Transfer failing which Transfer of persons working 
by direct rocruitment. _ in similar/equivalent gra- 

des in the lower formations 

of Defence Services. 
. ... .- - - - --- 


... . 


. . 


. .--- -...... .. . - ... 


- - - . .- - 


____ A. S. BEDI, Under Secy . 


नई दिल्ली , 8 अगस्त , 1973 


का . नि . आ . 228. - यतः सनिक भूमि और छावनी सेवा (वर्ग 1 
और वर्ग 2 ) नियम , 1951 में और संशोधन करने के लिए कत्तिपय 
प्रारुप नियम , छावनी अधिनियम , 1924 (1024 का 2) की धारा 
280 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित , भारत के राजपत्र, भाग 
2, खण्ड 4, तारीख 25 नवम्बर, 1972 में भारत सरकार के रक्षा 
मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . नि . आ . 311 तारीख 28 अक्टूबर, 
1972 के साथ प्रकाशित किए गए थे । 


और यतः 24 जनवरी, 1973 तक उन घ्यक्तियों से जिनका 
उससे प्रभावित होना संभाव्य है , आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे । 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः --( 1 ) इन नियमों का नाम 
सैनिक भूमि और छावनी सेवा (वर्ग 1 और वर्ग 2) वित्तीय संशो 
धन नियम , 1973 है । 
___ (2 ) गे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. मिपम 8 का संशोधनः -- सनिक भूमि और छावनी सेवा (वर्ग 
1 और वर्ग 2) नियम , 1951 में नियम 6 के उपनियम (1 ) में 
खण्ड ( ख ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा , 
अर्थात् : - - 
"( ख ) उसने इस प्रयोजनार्थ विहित की गई तारीख को 21 

वर्ष की आय, पूरी कर ली हो किन्त, 26 वर्ष की आयु पूरी 
न की हो । अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन 
जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में अधिकतम आयसीमा 
सीन वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी । " 

[ सं . 103 / 22 / प्र./ एल . एण्ड सी ... 

एस . आर. गुरुस्वामी, उप- सचिव 
New Delhi, the 8th August , 1973 
S . R . O . 228 . — WHEREAS certain draft rules further to 
amend the Military Lands and Cantonments Service (Class I 
and Class II ) Rules , 1951 , were published , as required by 
sub -section ( 1 ) of section 280 of the Cantonments Act, 1924 
(2 of 1924) in the Gazette of India , Part II, Section 4 , dated 
the 25th November , 1972 with the notification of 
the Government of India in the Ministry of Defence S. R .O . 
No. 311 dated the 28th October , 1972. 


और यतः उक्त प्रारप पर जनता को 17 दिसम्बर, 1972 को 
उपलब्ध करा दिया गया था , 


और यतः उक्त प्रारप पर जनता से कोई आक्षेप सझाव प्राप्त 
नहीं हए है । 


अत : अय, छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2) की धारा 
280 की उपधारा ( 2) के खण्ड ( ग ) के साथ पठित्त उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
सनिक भूमि और छावनी संवा (वर्ग 1 और वर्ग 2 ) नियम , 1951 
में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , 
अर्थात् : 
59 GI/ 73 - 2 


242 

THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 18 , 1973 /SRAVANA 27 , 1895 [Part Il -- SEC , 4 ] 
- - - - - - - 

- - - - - - - - - -- . - - - . - . . . . 

- -- -- - - - - . . . . 
AND WHEREAS objections and suggestions were invited (2 ) They shall come into force on the date of their publi 
till the 24th January, 1973 from persons likely to be affected cation in the Official Gazette . 
thereby ; 
AND WHEREAS the said Gazette was made available 

2 . Amendment of rule 6 . — In the Military Lands and Can 
to the public on the 17th December, 1972 ; 

lonments Service ( Class I and Class II ) Rules, 1951, in sub 

rule ( 1 ) of rule 6 , for clause (b ), the following clause shall 
AND WHEREAS 10 objections and suggestions have been 

be substituted , namely: 
received from the public on the said draſt ; 
NOW , THEREFORE in exercise of the powers conferred 

" Yb ) he must have attained the age of 21 years and must 
by sub -section (1 ), read with clause (cc ) of sub -clause (2 ) 

not have attained the age of 26 years on the date 
of section 280 of the Cantoninents Act, 1924 (2 of 1924 ), 

prescribed for the purpose . The upper age limit 
the Central Government hereby make thc following rules fur 

shall be relaxable by three years in thc case of can 
ther to amend thc Military Lands and Cantonments Service 

didates belonging to thc Scheduled Castes or the 
(Class 1 and Class II ) Rules, 195 ) , namely : 

Scheduled Tribes " . 


1. Short title and commencement. - ( 1 ) These rules may be 
called thc Military Lands and Cantonments Service (Cless 1 
and Class II) 2nd Amendment Rules, 1973 . 


[No . 103/22/ADM /L & C ] 
$. R . GURUSWAMY , Dy. Secy . 


- 


. 


- . 


. 


-- - - - - - 


- 


- 


- 


H . - 


. . - . 


- - 


. - 


- . 


- . . - : _ : . .. : 


- - - - 


-. - : :. . : 
PRINTED BY THE MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 6 , 1973 


